. 


..... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 ज्येष्ठ , 1938 ( श०) 
राँची, मंगलवार , 

20 जून , 2017 ( ई० ) 


संख्या- 411 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


- - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
16 जून , 2017 


संख्या-09/ आरोप - राँची- 71/ 2016-3009-- श्री राजीव रंजन , तत्कालीन अंचल निरीक्षक , नगड़ी 
सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी , राँची के विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 
CBI/ EOW/ Ranchi Case No .- RC02 ( S)/ 2014- EOW- R against Shri J. D. Nandy, Director , M/s 
Sanjeevani Buildcon में की गई अनुशंसा के आलोक में उपायुक्त , राँची के पत्रांक - 138 (i) दिनांक 
12 जुलाई, 2016 द्वारा प्राप्त आरोप प्रपत्र क में श्री रंजन के विरुद्ध नामांतरण वाद सं0-728 
आर . - 27 / 2011 -12 में गलत नामांतरण की अनुशंसा करने के आरोपों की जाँच हेतु विभागीय 
अधिसूचना संख्या-4327/ रा., दिनांक 3 अगस्त , 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

2. संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री रंजन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते 
हुए जाँचोपरान्त अपने कार्यालय पत्रांक -07, दिनांक 13 जनवरी, 2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन 
समर्पित किया गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 20 जून , 2017 
3. श्री रंजन के विरूद्ध गठित आरोपों , उनके बचाव पक्ष तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा 
समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत श्री राजीव रंजन , तत्कालीन अंचल निरीक्षक , नगड़ी 
सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध लिए गए दण्ड के निर्णय के संबंध में विभागीय 
पत्रांक - 1688, दिनांक 29 मार्च, 2017 द्वारा श्री रंजन से द्वितीय कारण- पृच्छा की गई | श्री रंजन ने 
अपने पत्र दिनांक 5 मई , 2017 द्वारा कारण -पृच्छा का जबाव समर्पित किया जिसमें उनके 
द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान के अतिरिक्त कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं 
किया गया । 

____ अतः मामले की पूर्ण समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री रंजन तत्कालीन अंचल निरीक्षक , 
नगड़ी अंचल सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय , राँची को निन्दन एवं एक 
वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 411- - 50 


